रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004 / 99 


REGD . NO. D . L. - 33004/ 99 


High 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


PATLIGRA 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


HTRA.L , 


- 


-- 


--.. 


. 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART 11 - Section 3 -Sub - section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%3D 


सं० 300 ] 
No. 300 ) 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 26, 2000 / ज्येष्ठ 5 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 26 , 2000/ JYAISTHA 5 , 1922 


%323 


. वित्त मंत्रालय , 
.. . : ( राजस्व विभाग ) . 

__ अधिसूचना 
. . . नई दिल्ली, 26 मई, 2006 

. सं..7912000- सीमाशुल्क 
सा. का.नि 49 : i ).-- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1982 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 
सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम , 1975 , (1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी माल, सिवाय 
उसके जो निर्यात और आयात नीति के अधीन प्रतिषिद्ध है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को 
जब उसका भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् जोन कहा गया है) में के किसी एकक द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एकक कहा गया है) भाल के 
विनिर्माण, सेवाओं, उत्पादन , प्रसंस्करण, संयोजन , व्यापार मरम्मत , सुधार करने, पुनः इंजीनियरी, पैकेजिंग या उससे 
संबंधित किसी प्रयोजन के लिए और उसके निर्यात (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है) के लिए 
भारत में आयात किया गया हो या उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 57 या धारा 58 के अधीन, यथास्थिति , 
नियत या अनुज्ञात किसी लोक भांडागार या निजी भांडागार से उपाप्त किया गया हो, को उक्त सीमाशुल्क टैरिफ । 
अधिनियम की धारा 3 के अधीन उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क तथा उस 
पर उद्ग्रहणीयं अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् : 


- 


1 


- 


। 


- 


( 1) उक्त आयातकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए जोन में एकक स्थापित करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है । 


t : 


. 


. 


1494 GI/2000 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


APART II --- SEC . 3( )] 


- 


- - - 


- - 


- - - 


( 2) उक्त आयातकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा निर्यात और आयात नीति के अनुसार उक्त माल आयात के 
लिए अनुज्ञात किया गया है । 


(3 ) उक्त आयातकर्ता, संबंधित विकास आयुक्त से निर्यात और आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तिका, वॉल्यूम -1 
में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात के शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिशत (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ एन . एफ . ई. पी. ” कहा गया 
है ) को पूरा करने का विधिक वचनबंध निष्पादित करे । 


( 4) उक्त एकक , सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यथा विहित प्ररूप में और राशि 
के लिए स्वयं को निम्नलिखित के लिए आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है - 

(i) उक्त माल को जोन में उक्त एकक में लाने और उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करने के लिए ; 


( ii ) उक्त माल या सेवाओं, उक्त एकक में उत्पादित , विनिर्मित, प्रसंस्कृत और पैक की गई वस्तुओं या ऐसे 
उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग से उद्भूत रद्दी, स्क्रैप और अवशेषों को निर्यात और आयात नीति तथा 
इस अधिसूचना में यथा उपबंधित रीति से व्ययन करने के लिए ; 


( iii ) सकारात्मक और संचयी वार्षिक एन. एफ. ई. पी . प्राप्त करने के लिए और यदि उक्त एकक व्यापार एकक है 
तो पांच वर्ष में एक लाख अमेरिकी डालर का व्यापार आवर्त प्राप्त करने के लिए और इस अधिसूचना, निर्यात और 
आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तिका, वॉल्यूम -1 में अनुबंधित शर्तों का पालन करने के लिए और वार्षिक सकारात्मक 
और संचयी एन. एफ .ई. पी. प्राप्त करने में असफलता की दशा में या निर्यात और आयात नीति तथा प्रक्रिया पुस्तिका, 
वॉल्यूम-1 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार पांच वर्ष में एक लाख अमेरिकी डालर का व्यापार आवर्त प्राप्त करने में 
असफल रहने पर अथवा एक वर्ष या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यथा 
विस्तारित अवधि के भीतर उक्त प्रयोजन के लिए उक्त माल का उपयोग करने में असफल रहने पर मांग किए जाने 
पर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य रकम और उक्त शुल्क पर उक्त माल के शुल्क मुक्त उपापन की 
तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक बीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज का संदाय करने के लिए | 


(5) आयातकर्ता, निर्यात के रूप में संपूर्ण विदेशी मुद्रा अंतर्वाह और अन्य प्राप्तियों, आयात के कारण संपूर्ण 
विदेशी मुद्रा बहिर्वाह, लाभांश, स्वामिस्व, फीस आदि के संदाय, उक्त माल की खपत, उपयोग और उत्पादित, 
विनिर्मित , प्रसंस्कृत, पैक किए गए माल के विक्रय तथा की गई सेवाओं जिसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र में , ऐसे उत्पादन , 
विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग से उद्भूत होने वाली रद्दी, स्क्रैप और अवशेषों का वित्तीय वर्ष-वार उचित लेखा 
रखेगा और सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त को प्रक्रिया पुस्तिका , वॉल्यूम-1 के परिशिष्ट 
16 -ज में विहित प्रोफार्मा में नियमित रूप में त्रैमासिक विवरणो और कंप्यूटर हार्डवेयर, बहुमूल्य रत्न और आभूषण 
की दशा में , मासिक विवरणी भेजेगा । 


( 6) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त, अपने द्वारा आरोपित शर्तों और परिसीमाओं के 
अधीन रहते हुए तथा निर्यात और आयात नीति के उपबंधों के अधीन रहते हुए -- 


(i) उक्त माल या उक्त एकक में विनिर्मित , उत्पादित , प्रसंस्कृत, अंशतः प्रसंस्कृत या पैक किए गए माल को 


[ भाग II -- खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अस्थाई रूप से शुल्क का संदाय किए बिना निम्नलिखित के लिए किसी अन्य विशेष आर्थिक जोन में किसी अन्य 
एकक या निर्यातोन्मुख उपक्रम/निर्यात प्रसंस्करण जोन / सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/ इलैक्टॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी 
पार्क एककों में ले जाया जाना अनुज्ञात कर सकेगा 


( क ) मरम्मत, प्रसंस्करण , परीक्षण या संप्रदर्शन और तत्पश्चात् उसे उक्त एकक में वापस लाने के लिए, या 
( ख ) उससे विनिर्माण और निर्यात के प्रयोजनों के लिए, 


कित यह प्राप्त करन पार 

प्राप्त करने वाले और प्रदाय करने वाले एककों, दोनों द्वारा उचित लेखा रखे जाने के अधीन रहते हुए होगी : 


परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात मरम्मत, सुधारने या पुनःइंजीनियरी के लिए प्राप्त किए गए माल और 
जिसमें इस प्रकार मरम्मत, सुधार या पुनःइंजीनियरी की गई हो, को लागू नहीं होगी ; 


( ii) उक्त माल या उक्त एकक में अंशतः प्रसंस्कृत या पैक किए गए माल को परीक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापन , 


अंशशोधन , परिष्करण , प्रसंस्करण , संप्रदर्शन , जॉब वर्क या अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक किसी अन्य 


प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ शुल्क का संदाय किए बिना जोन से बाहर ले जाए जाने और तत्पश्चात् उसे उक्त एकक में 


Home 


CAM 


वाप 


BAAHREETसदायका 


HTA 


अनुज्ञात करेगा : 

परंतु जॉब वर्कर के परिसर से निर्यात की दशा में , जॉब वर्कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 174 के 
अधीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकृत होगा ; 


परंतु यह और कि जॉब वर्कर के परिसरों में ऐसी प्रक्रिया के दौरान उत्पादित रद्दी या स्क्रैप या अवशेष या तो 
उक्त जोन में उक्त एकक को वापस कर दिए जाएंगे या शुल्क का संदाय करके उनकी निकासी इस प्रकार की 
जाएगी मानो उक्त रद्दी या स्क्रैप या अवशेष उक्त एकक के लिए उपाप्त किए गए हों ; 


( iii ) मोल्ड, जिग, औजार फिक्सचर टैकल्स, उपकरण , हैंगर नमूनों, आरेखणों का उप ठेकेदारों के परिसरों 
को हटाया जाना इस शर्त के अधीन अनुज्ञात करेगा कि सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क या उप 
सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अनुबंधित अवधि के भीतर जॉब वर्क के पूर्ण होने पर उक्त माल को उक्त 
जोन में उक्त एकक में वापस लाया जाएगा ; 


परंतु यह शर्त उक्त एकक को तब लागू नहीं होगी जब उक्त एकक बहुमूल्य रत्न और आभूषण के कार्य में 
लगा हो । 


( 7) विनिर्माण प्रक्रिया में उद्भूत होने वाले स्वर्ण के स्क्रैप, धूलि या बुहारन के मानक स्वर्ण छड़ों में संपरिवर्तन 
के लिए आयातकर्ता द्वारा इस संबंध में सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट 
प्रक्रिया के अनुसार उक्त जोन में के उक्त एकक को लौटाए जाने के लिए सरकारी टकसाल / प्राइवेट टकसाल को 
भेजे जाएंगे अथवा सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से उक्त स्क्रैप , धूलि या 
बुहारन में स्वर्ण अंतर्वस्तु पर शुल्क का संदाय करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उसकी निकासी की जाएगी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


- 


- 


( 8) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त, बहुमूल्य रत्न और आभूषण के कार्य में लगे 
उक्त एकक को , यथास्थिति , स्वर्ण या चांदी या प्लेटिनम आभूषण के समान शुद्धता और मात्रा के स्वर्ण या चांदी या 
प्लेटिनम के विनिमय के विरुद्ध भारत में किसी स्थान से सादे स्वर्ण या सादी चांदी या सादे प्लेटिनम आभूषण प्राप्त 
करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा किंतु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि वह घरेलू टैरिफ क्षेत्र एकक जो 
स्वर्ण / चांदी / प्लेटिनम के विनिमय के विरुद्ध उन आभाषणों का प्रदाय कर रहा है, समझे गए निर्यात फायदों का 
हकदार नहीं होगा और उक्त एकक ऐसे आभूषणों को विरुद्ध छीजन या विनिर्माण हानि का पात्र नहीं होगा । 


( 9) सहायक सीमाशुल्क आए त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा -- 


( ) संप्रदर्शन के प्रयोजनार्थ शुल्क का संदाय किए बिना बहुमूल्य रत्न और आभूषण की मदों को अस्थाई रूप से 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ले जाने और तत्पश्चात् उन्हें वापस लाने के लिए ; 


( ii ) विदेश में निर्यात संवर्धन टूर और अस्थाई संप्रदर्शन के लिए एक लाख अमेरिकी डालर तक के 
स्वर्ण/ चांदी/ प्लेटिनम आभूषण या बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न या माणिक और वस्तुओं का वैयक्तिक रूप से वहन 
इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात कर सकेमा कि निर्यातकर्ता, प्रस्थान की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के 
भीतर ऐसे आभूषण , बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न या माणिक और वस्तुएं या सामान्य बैंककारी चैनल के माध्यम से 


उनका विक्रय आगम वापस लाएगा ; 


( iii) विदेश में स्थापित स्थाई दुकानों में या उनके वितरको या आंभकर्ताओं के शो - रूम में संप्रदर्शन और विक्रय 
के लिए ब्रांड वाले आभूषणों का निर्यात ; 


परंतु एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर विदेश में विक्रय न होने पर मदों का उक्त अवधि की समाप्ति से 
पैंतालीस दिन के भीतर पुनः आयात किया जाएगा ; 


( iv ) रत्न और आभूषणों में लगे उक्त एककों को मशीनों के पुों और औजारों को शुल्क का संदाय किए 
बिना अस्थाई रूप से मरम्मत करवाने और उन्हें वापस लाने के लिए । . . 


(10) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधान के अधीन रहते हुए निम्नलिखित 
की बाबत शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा 


(i ) उक्त माल (इसमें पूंजी माल भी है) या उक्त एकक में विनिर्मित , प्रसंस्कृत या पैक किया गया माल, यदि 
उक्त माल को उस जोन में नष्ट किया जाता है या जब उसका उसी जोन के भीतर नष्ट किया जाना संभव या 
अनुज्ञेय न हो, जोन के बाहर नष्ट किया जाता है । 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii ) ऐसे उत्पादन , विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग के दौरान उद्भूत होने वाले स्क्रैप या रद्दी सामग्री या 


अवशेष यदि उक्त स्क्रैप या रद्दी सामग्री या अवशेष को उस जोन में नष्ट किया जाता है या जब उसका उक्त जोन 


के भीतर नष्ट किया जाना संभव न हो तो जोन के बाहर नष्ट किया जाता है : 


परंतु यह शर्त स्वर्ण, चांदी , प्लेटिनम, हीरों, मूल्यवान या कम मूल्य के रत्नों को लागू नहीं होगी । 


2. पैरा 1 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले में जहां उक्त एकक सॉफ्टवेयर के विकास में लगा हो वहां 
उसमें अंतर्विष्ट छूट उस माल को भी लागू होगी जो ऐसे एककों द्वारा प्रशिक्षण के लिए , विकास के लिए , निर्यात के 
लिए सॉफ्टवेयर के परीक्षण और विदेश में वहीं पर सॉफ्टवेयर के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं देने के लिए उपाप्त 
किया हो : 


परंतु यह कि 


( क ) इस अधिसूचना में अनुबंधित शर्तों का सॉफ्टवेयर के विकास में लगे उक्त एकक द्वारा अनुपालन किया 


गया हो ; 


( ख ) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया 


हो ; 


स्पष्टीकरण - उक्त एकक द्वारा विदेश में वहीं पर सॉफ्टवेयर के विकास की परामर्शी सेवाओं के लिए 
संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त परीमर्शी फीस को इस अधिसूचना के अधीन एन.एफ .ई. पी . को पूरा करने 
के प्रयोजनार्थ निर्यात समझा जाएगा | 


3. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी उक्त एककों ( व्यापार एकक से भिन्न) को , निर्यात और आयात 
नीति में यथा अनुबंधित एन.एफ.ई. पी. की प्राप्ति के अधीन रहते हुए, उक्त नीति के अनुसार शुल्क का संदाय करके 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र में तैयार माल जिसमें उक्त माल से विनिर्मित या उत्पादित उसके उपोत्पाद और सेवाएं ( इसमें ऐसी 
वस्तुओं के उत्पादन , विनिर्माण , प्रसंस्करण या पैकेजिंग के दौरान उद्भूत होने वाली अस्वीकृत , रद्दी और स्केरैप 
सामग्री तथा पुनः उपयोज्य आधान, शंकु, बोबिन भी सम्मिलित है) की निकासी के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : 
____ परंतु जहां ऐसा तैयार माल (जिसमें अस्वीकृत, रद्दी और स्क्रैप सामग्री भी है) उत्पाद शुल्क्य नहीं है, इस 
अधिसूचना के अधीन आयातित और ऐसे तैयार माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निवेशों पर उद्ग्रहणीय 
के समतुल्य सीमाशुल्क की रकम , जो यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती तो संक्त की जाती, ऐसे 
तैयार माल की निकासी के समय संदत्त होगी : 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


| PART II -- SEC. 3( 1)] 


- 


- 


परंतु यह और कि जहां माल मरम्मत, सुधार या पुनः इंजीनियरी या उसके निर्यात के लिए आयात किया गया है, 
वहां ऐसे माल की मरम्मत, सुधार या पुनः इंजीनियरी के पश्चात् घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी अनुज्ञात नहीं की 
जाएगी : 


परंतु यह भी कि जहां माल स्क्रेप, रद्दी या अवशेष के रूप में आयात किया गया हो वहां ऐसे माल का घरेलू 
टैरिफ क्षेत्र में विक्रय अनुज्ञात नही किया जाएगा । 


4. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, व्यापार में लगे हुए उक्त एकक को शुल्क का संदाय किए बिना 
उक्त माल की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी अनुज्ञात की जाएगी, यदि ऐसी निकासी वहीं पर निर्यात और आयात 
नीति के उपबंधों के अनुसार अंग्रिम अनुज्ञप्ति या विशेष शुल्क मुक्त हकदारी के विरुद्ध है या अन्य विशेष आर्थिक 
जोन /निर्यातोन्मुख एकक । निर्यात प्रसंस्करण जोन । इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क । सॉफ्टवेयर 
प्रौद्योगिकी पार्क एककों में की जाती है । 


5. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहायक सीमाशुल्क 
* आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क आयुक्त, ऐसी प्रों और परिसीमाओं के अधीन, जैसी वह मामले की परिस्थितियों के 
अधीन राजस्व हित की उचित रक्षा के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे और जोन के विकास आयुक्त की ऐसी 
अनुमति के अधीन भी, जहां यह आयात और निर्यात नीति के अधीन विशिष्टतः अपेक्षित हो, उक्त एकक को जोन में 
उक्त माल में से किस को शिवाय सोना, चांदी , प्लेटिनम, हीरा, मूल्यवान रत्नों और कम मूल्य के रत्नों के जोन से 
बाहर आयात और निर्यात नीति के अनुसार ले जाने के लिए अनुमति दे सकता है : 


परंतु यह कि , 


( क) पूंजी माल की ऐसी निकासी के लिए, उसके अवमूलियत मूल्य पर शुल्क के संदाय पर और ऐसे शुल्क के 
संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर अनुमति दी जा सकेगी ; 


स्पष्टीकरण - अवमूल्यन, उक्त एकक में वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से या जहां ऐसा माल ऐसे 
प्रारंभ के पश्चात् आयात हुआ हो, ऐसे माल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने की तारीख से, शुल्क 
के संदाय की तारीख तक अनुज्ञात होगा ; 


( ख ) खंड ( क ) में उस विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल (जिसमें बार-बार प्रयोग के लिए उचित रिक्त शंकु , 
फिरकियां आधान भी है) पर आयात के समय के मूल्य पर शुल्क के संदाय पर और ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख 
को लागू दर पर निकासी की अनुमति प्रदान की जा सकेगी ; 


(ग) प्रयुक्त पैंकिग सामग्रियों जैसे कार्ड बोर्ड के डिबे, बार-बार प्रयोग के लिए अनुचित प्रकार के पॉलीथीन के 
थैलों की बिना किसी शुल्क के संदाय के निकासी की जा सकेगी | 


[ भाग II - खण्ड 3( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6. रा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें विनिर्दिष्ट छूट उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की 
पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 71.08 के अंतर्गत आने वाले सोने को लागू नहीं होगी जो नामित अभिकरणों द्वारा स्की 
के अधीन जोन में के मूल्यवान रत्न और आभूषण एककों को प्रक्रिया पुस्तिका, वॉल्यूम -1 के अध्याय 8 के साथ 
पठित निर्यात और आयात नीति में यथा विनिर्दिष्ट सोना, आभूषण और वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रदाय किए जाने 
के लिए आयात किया गया हो : 


परंतु जहां सोना बहुमूल्य रत्न और आभूषण में लगे उक्त एकक के निमित्त आयात किया गया है वहां छूट तभी 


लागू होगी जब--- 


(क) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का उक्त . आभूषण 
एकक द्वारा पालन किया जा रहा हो ; और 


( ख ) पैरा 1 में अनुबंधित शर्तों का उक्त आभूषण एकक द्वारा अनुपालन किया जा रहा हो : 


परंतु यह भी कि मूल्यवान रत्न और आभूषण में लगा उक्त एकक जिसे सोने का प्रदाय किया गया है, यदि 
उक्त सोने से बने आभूषणों का निर्यात उस स्कीम के अधीन निर्यात और आयात नीति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर 
करने में असफल रहता है तो नामित अभिकरण निर्यात किए गए आभूषणों में सोने या चांदी की जो मात्रा अंतर्विष्ट 
नहीं है उस पर शुल्क उस दर पर जमा करेंगे जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं . 80 / 97 
सीमाशुल्क, तारीख 21 अक्तूबर, 1997 में यथा उपबंधित सोने पर उद्ग्रहणीय है और वह उस अवधि के जिसके 
भीतर उक्त सोने से विनिर्मित उक्त आभूषणों का निर्यात किया जाना अपेक्षित था , की समाप्ति से सात दिन के 


भीतर करेंगे । 


स्पष्टीकरण 


इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 


__ (क) “ आयात और निर्यात नीति ” से अभिप्रेत है समय - समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1( आर.ई.-99) / 1997 -2002, तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित आयात और 
निर्यात नीति, 1997 - 2000 ; 


( ख ) “निर्यातोन्मुखी एकक " से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति विभाग और संवर्धन 
विभाग या संबंधित विकास आयुक्त की अधिसूचना द्वारा नियुक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित शतप्रतिशत 
निर्यातोन्मुख एकक अभिप्रेत है ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II --- SEC. 3(i)] 


( ग) “निर्यात प्रसंस्करण जोन " से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के 
अधीन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित निर्यात प्रसंस्करण जोन 
अभिप्रेत है : 


( घ) “ इलैक्टॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क एकक " से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना 
सं . 5( आर.ई.-95 ) /92 -97 , तारीख 30 अप्रैल, 1995 द्वारा अधिसूचितऔर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना का. आ . सं. 117 (अ), तारीख 22 फरवरी , 1993 द्वारा नियुक्त अंतर 
मंत्रालयीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अधीन और के अनुसार 


स्थापित एकक अभिप्रेत है; 


( ङ) “ प्रक्रिया पुस्तिका, वॉल्यूम -1 " से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. आर.ई. 
/ 2000 )/1997-2000, तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तिका , वॉल्यूम -1 अभिप्रेत है ; 


___ (च) “ नामित अभिकरणों ” से अभिप्रेत है मैटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, हैंडीक्राफ्ट एंड 
हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन , स्टेड ट्रेडिंग कारपोरेशन , प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय 


रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण ; 


( छ) “विशेष आर्थिक जोन " से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विशेष 


आधिक जोन अभिप्रेत है ; 


( ज) “ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ( एस .टी. पी.) एकक " से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना 
सं . 4( और.ई:7} 95) / 92- 95, तारीख 30 अप्रैल, 1995 द्वारा अधिसूचित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के 
अधीन और के अनुसार स्थापित और भारत सरकार , उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. 
का . आ . 117 (अ), तारीख 22 फरवरी, 1993 द्वारा नियुक्त अंतर-मंत्रालीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित एकक 


अभिप्रेत है । 


[ फा . सं . 305/72199 - एफ . टी. टी. ] 

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव 


[ 4rt II - US 3 (i) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th May, 2000 

No . 79 / 2000 - Customs 


G .S.R. 499 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the 
Customs Act , 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do, hereby exempts all goods other than those prohibited under the 
Export and Import Policy (hereinafter referred to as the said goods), falling under the First 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975) , when imported into India or procured 
from a Public Warehouse or a Private Warehouse appointed or licensed , as the case may be , 
under section 57 or section 58 of the said Customs Act for the purposes of manufacture of 
goods , services, production , processing , assembling , trading, repair, reconditioning , re 
engineering , packaging or in connection therewith and export thereof ( hereinafter referred to 
as the said purpose ) by a unit ( hereinafter referred to as the said unit) within a Special 
Economic Zone (hereinafter referred to as the Zone ) as notified by the Government of India in 
the Ministry of Commerce and Industry , from the whole of the duty of customs leviable thereon 
which is specified in the said First Schedule and from the whole of the additional duty 
leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act , subject to the following 
conditions, namely : 


( 1 ) The importer has been authorised by the Development Commissioner to establish the said 


unit in the Zone for the said purpose . 


(2 ) The importer has been allowed by Development Commissioner to import the said goods 

as per the Export and import Policy. 


(3 ) The importer executes a legal undertaking with the Development Commissioner concemed 

to fulfil the Net Foreign Exchange Earning as a percentage of Exports ( hereinafter referred 
to as " NFEP ) as specified in the Export and Import Policy and the Handbook of 
Procedures , Vol. I. 


14946112000 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY [Part II — SEC 3 (1) ] 
(4 ) The importer executes a bond in such form and for such sum as may be prescribed 

by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, binding 
himself - 
(i) to bring the said goods into the said unit in the Zone and use them for the said 

purpose; 
( ii) to dispose of the said goods or services, the articles produced , manufactured , 

processed and packaged in the said unit or the waste , scrap and remnants arising 
out of such production , manufacture , processing or packaging in the manner as 

provided in the Export and Import Policy and in this notification ; 
(iii) to achieve positive NFEP annually and cumulatively and in case the said unit is a 

trading unit , to achieve a turnover ofUS $ 1 million in 5 years and to comply with the 
conditions stipulated in this notification , the Export and Import Policy and the 
Handbook of Procedures , Vol. I and to pay on demand , in case of failure to achieve 
positive NFEP annually and cumulatively or failure to achieve a turnover of US $ 1 
million in 5 years , as per the relevant provisions of the Export and Import Policy and 
the Handbook of Procedures, Vol. I or to utilise the said goods for the said purpose 
within the period of one year or within such period as may be extended by the 
Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, an . 
amount equal to the duty as leviable on the said goods along with interest at the rate 
of 20 % per annum on the said duty from the date of duty - free importation or 

procurement of the said goods till the payment of such duty. 
(5 ) The importer shall maintain proper account, financial year-wise , of all foreign exchange 

inflow by way of exports and other receipts , all foreign exchange outflow on account of 
imports, payment of dividend, royalty , fees , etc , consumption , utilisation of the said goods 
and sale of goods produced, manufactured, processed , packaged, services rendered 
including waste, scrap and remnants arising out of such production , manufacture , 
processing or packaging in the Domestic Tariff Area and shall submit regularly quarterly 
statement and monthly statement in case of computer hardware , gem and jewellery , to 
the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs in the 

proforma prescribed in Appendix 16H of the Handbook of Procedures, Vol. 1 ; 
(6 ) The Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may , 

subject to such conditions and limitations as may be imposed by him and subject to the 
provisions of the Export and Import Policy - 


( 4M II - 005 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


() permit the said goods or goods manufactured , produced , processed , partially 

processed or packaged in the said unit to be taken to any other unit in another Special 
Economic Zone or to Export Oriented Undertaking /Export Processing Zone /Electronic 
Hardware Technology Park /Software Technology Park units temporarily without 
payment of duty for, 
(a) repairs , processing, testing or display and to be returned to the said unit 

thereafter, or 
(b ) for the purpose of manufacture and export therefrom , 
subject to maintenance of proper accounts by both the receiving and supplying units : 

Provided that nothing contained in this clause shall apply to goods imported for 
repairs, reconditioning or re -engineering , and which have been so repaired , 

reconditioned or re -engineered ; 
(ii) permit the said goods or goods partially processed or packaged in the said unit to be 

taken outside the Zone without payment of duty for the purpose of test, repairs , 
replacement, calibration , refining, processing, display , job -work or any other process 
necessary for manufacture of final product and to be returned to the unit thereafter or 
remove the same without payment of duty under bond for export from job -worker s 
premises: 

Provided that in case of export from the job -worker s premises, such job -worker 
shall be Central Excise registrant under rule 174 of the Central Excise Rules , 1944 : 

Provided further that waste or scrap or remnants generated during such process 
at the job -worker s premises shall be either returned to the said unit in the Zone or 
shall be cleared on payment of duty as if the said waste or scrap or remnants have 
been imported by the said unit; 
permit removal of moulds, jigs, tool, fixtures, tackles, instruments, hangers , patterns 
and drawings to the premises of the sub -contractors subject to the condition that 
such goods shall be brought back to the said unit on completion of the job -work 
within the stipulated period as specified by the Assistant Commissioner of Customs 

or Deputy Commissioner of Customs: 
Provided that this condition shall not apply to the said unit if such unit is engaged in gem 

and jewellery . 
(7 ) Scrap, dust or sweepings of gold arising in the manufacturing process may be forwarded 
+ to the Government Mint Private Mint by the importer for conversion into standard gold 

bars and return to the said unit in the Zone in accordance with the procedure specified by 


12 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ Part II - SEC. 3(1)] 
the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs in this 
regard or may be cleared to the Domestic Tariff Area with permission of the Assistant 
Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs on payment of duty on the 

gold content in the said scrap , dust or sweepings . 
(8 ) The Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow 

the said unit engaged in gem and jewellery in the Zone to receive plain gold or plain silver 
or plain platinum jewellery from any place in India against exchange of gold or silver or 
platinum of the same purity and quantity in weight as that of gold or silver or platinum 
jewellery , as the case may be , subject to the condition that the Domestic Tariff Area unit 
supplying such jewellery against exchange of gold / silver/platinum shall not be entitled for 
deemed export benefits and the said unit in the Zone shall not be eligible for wastage or 

manufacturing loss against such jewellery . 
(9 ) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow 
(i) the items of gem and jewellery to be taken out temporarily into Domestic Tariff Area 

without payment of duty for the purpose of display and to be returned thereafter; 
(ii) personal carriage of gold / silver/ platinum jewellery or precious or semi-precious stones 

or beads and articles as samples upto US $ 1,00,000 for export promotion tours and 
temporary display or sale abront subiect te the condition that the exporter would bring 
back such jewellery , precious or semi-precious stones or beads and articles or the sale 
proceeds within a period of 45 days from the date of departure through normal banking 

channel; 
(iii ) export of branded jewellery for display and sale in the permitted shops set up abroad , 
or in the showroom of their distributors or agents : 

Provided that items not sold abroad within a period of 180 days shall be re 
imported within 45 days from the expiry of such period ; 
( iv ) the unit engaged in gem and jewellery to remove parts and tools of machines 

temporarily without payment of duty for the purpose of repair and return thereof. 
( 10 ) Subject to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy 

Commissioner of Customs, duty shall not be leviable in respect of - 
(i) the said goods (including capital goods) or goods manufactured , processed or 

packaged in the said unit , if such goods are destroyed within the Zone or outside 

the Zone , when it is not possible or permissible to destroy the same within the Zone ; 
(ii) the scrap or waste material or remnants arising in the course of production , 

manufacture , processing or packaging, if such scrap or waste material or remnants 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ 11 - 05 3 (1) ] 

are destroyed within the Zone or destroyed outside the Zone when it is not 

possible to destroy the same within the Zone : 
Provided that this condition shall not apply in the case of gold, silver, platinum , 
diamond , precious and semi-precious stones. 


2 . Notwithstanding anything contained in paragraph 1 , in a case where the said unit is 


engaged in the development of software , the exemption contained therein shall also apply to 
goods imported by such units for training and for development and testing of software for 
export and for providing consultancy services for development of software " on site " abroad : 

Provided that - 
( a ) the conditions stipulated in this notification are complied with by the unit engaged in 

the development of software; and 
(b ) the procedure specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy 

Commissioner of Customs is followed . 
Explanation : - The consultancy fees received by the said unit in convertible foreign currency for 
consultancy services for development of software on site abroad shall be deemed to be 
exports for the purpose of fulfilment of NFEP under this notification . 
3 . Notwithstanding anything contained in this notification , the said unit (other than a trading 
unit ), subject to achievement of NFEP as stipulated in the Export and import Policy shall be 
allowed to clear in accordance with the said Policy, the finished goods including by -products 
and services, manufactured or produced out of the said goods ( including rejects, waste, scrap 
and remnants arising in the course of production , manufacture , processing or packaging of 
such articles and re -usable containers , cones, bobbins ) into Domestic Tariff Area on payment 
of duty : 

Provided that where such finished goods ( including rejects , waste and scrap materials ) 
are not excisable , customs duty equal in amount to that leviable on the inputs imported under 
this notification and used for the purpose of manufacture of such finished goods, which would 
have been paid but for the exemption under this notification shall be payable at the time of 
clearance of such finished goods: 

Provided further that where the goods have been imported for repairing, reconditioning 
or re -engineering and export thereof, such goods shall not be allowed after repairs , 
reconditioning or re -engineering , to be cleared in the Domestic Tariff Area : 

Provided also thatwhere the goods have been imported as scrap , waste and remnants , 
such goods shall notbe allowed to be sold in Domestic Tariff Area . 


14 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (Part II - SEC. 3 (1) ] 
4. Notwithstanding anything contained in this notification , the said unit engaged in trading 
shall be allowed to clear the said goods in the Domestic Tariff Area without payment of duty , if 
such clearance is against Advance Licence or special duty free entitlement as per the 
provisions of the Export and Import Policy or to other Special Economic Zone /Export Oriented 
Undertaking/Export Processing Zone Electronic Hardware Technology Park /Software 
Technology Park units. 
5 . Without prejudice to any other provision contained in this notification , the Assistant 
Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may , subject to such 
conditions and limitations as he may deem fit to impose under the circumstances of the case 
for the proper safeguard of revenue interest and also subject to such permission of the 
Development Commissioner of the Zone, wherever it is specially required under the Export 
and Import Policy , allow the said unit in the Zone to clear any of the said goods except gold , 
silver, platinum , diamond, precious and semi-precious stones , for being taken outside the 
Zone, to any other place in India in accordance with the Export and Import Policy : 

Provided that 
(a) such clearance of capital goods, may be allowed on payment of duty on the 

depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such 
dut, 
Explanation . - The depreciation shall be allowed for the period from the date of 
commencement of commercial production of the unit or where such goods have 
been imported after such commencement, from the date such goods have come into 

use for commercial production to the date of payment of duty; 
(b ) such clearance of goods( including empty cones, bobbins, containers, suitable for 

repeated use ) other than those specified in clause (a ) may be allowed on payment of 
duty on the value at the time of import and at rates in force on the date of payment of 

such duty; 
(c ) such clearance of used packing materials , such as cardboard boxes, polyethylene 

bags of a kind unsuitable for repeated use , without payment of any duty . 


6 Notwithstanding anything contained in paragraph 1, the exemption contained therein shall 
also apply to gold falling under heading No . 71. 08 of the First Schedule to the said Customs 
Tariff Act imported by the nominated agencies for being supplied to the gem and jewellery 
units in the Zone under the scheme for export of gold jewellery and articles as specified in the 
Export and Import Policy , read with Chapter 8 of the Handbook of Procedures, Vol. 1: 


[ 1411] 11 — 405 3(1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Provided that where gold is imported on behalf of the said unit engaged in gem and 
jewellery , the exemption shall apply only if 
(a ) the procedure as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or 

Deputy Commissioner of Customsis followed by such jewellery unit; and 
(b ) the conditions stipulated in paragraph 1 are complied with by such jewellery unit. 


Provided further that in the event of the unit engaged in gem and jewellery unit to 
whom the gold has been supplied , fails to export the jewellery made out of such gold 
within the time specified in the Export and Import Policy under the respective scheme, the 
nominated agencies shall deposit duty on the quantity of the gold or silver not contained in 
the jewellery exported at the rate of duty leviable on the gold as provided in the notification 
of the Government of India in the Ministry of Finance No. 80/ 97 Customs, dated the 21st 
October, 1997 within seven days of the expiry of the period within which the said jewellery 
manufactured out of the said gold was required to be exported . 


Explanation .- For the purpose of this notification - 


(a ) " Export and import Policy " means the Export and Import Policy, 1997 - 2002 , published by 

the Government of India in the Ministry of Commerce vide notification No. 1(RE -99)/1997 
2002 , dated 318 March , 2000 , as amended from time to time; 


(b ) " Export Oriented Unit" means a Hundred Percent Export Oriented Unit as approved by 

the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Industry , Department of Industrial Policy and Promotion or the Development 
Commissioner concerned ; 


c) “ Export Processing Zone”means the Export Processing Zone as notified by the notification 

of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) under 
section 3 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ); 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II-- - Sec. 3 (1)] 


- 


(d ) “ Electronic Hardware Technology Park (EHTP ) unit ” means a unit established under and 

in accordance with the Electronic Hardware Technology Park ( EHTP ) Scheme notified by 
the Government of India in the Ministry of Commerce , vide notification No . 54 RE - 95 ) 92 
97 , dated 30th April, 1995 and approved by the Inter -Ministerial Standing Committee 
appointed by notification of the Government of India in the Ministry of Industry 
(Department of Industrial Development), No. S.O . No. 117(E ), dated the 22nd February 
1993 ; 


( e) "Handbook of Procedures, Vol. I” means the Handbook of Procedures, Vol. I, 1997 - 2002 

published by the Government of India , Ministry of Commerce vide Public Notice No . (RE 
2000 ) 1997 -2002 dated the 31st March , 2000; 


( ) " Nominated Agencies " means the Metals and Minerals Trading Corporation Limited 

(MMTC ), the Handicraft and Handloom Export Corporation , the State Trading 
Corporation ( STC ), the Projects and Equipment of India Limited and any agency authorised 
by the Reserve Bank of India ; 


(9). " Special Economic Zone" means the Special Economic Zone as notified by the 

Government of India in the Ministry of Commerce and Industry ; 


(h ) - Software Technology Parks (STP ) Unit means a unit established under and in 

accordance with Software Technology Parks (STP ) Scheme notified by the Government of 
India in the Ministry of Commerce vide notification No. 4 (RE- 95 ) / 92 - 95 , dated 30th April, 
1995 and approved by the Inter -Ministerial Standing Committee appointed by the 
notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial 
Development, No . $.0 .117 (E ), dated the 22nd February , 1993 . 


[ F. No. 305/72/ 99 -FTT ) 


RAJENDRA SINGH ,Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


__ अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 मई , 2000 
सं. 41 / 2000 -केंद्रीय उत्पाद - शुल्क 


सा . का.नि . 500( अ ). - केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 
का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 
5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क्य 
माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को जब उसका भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोन कहा गया है) में अवस्थित किसी 
एकक द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एकक कहा गया है) माल के विनिर्माण, सेवाओं, उत्पादन , प्रसंस्करण , 
संयोजन, व्यापार, मरम्मत, सुधार करने , पुनः इंजीनियरी, पैकेजिंग या उससे संबंधित किसी प्रयोजन के लिए और 
उसके निर्यात (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है ) संबंध में , भारत के अन्य भागों में स्थित 
विनिर्माण कारखाने या भाडागार से लाया गया हो , केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 और अतिरिक्त 
उत्पाद- शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क 
से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् : 


(1) उक्त एकक को विकास आयुक्त द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए जोन में एकक स्थापित करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है । 


( 2 ) उक्त एकक को विकास आयुक्त द्वारा निर्यात और आयात नीति के अनुसार उक्त माल लाने के लिए 


अनुज्ञात किया गया है । 


(3) उक्त एकक, संबंधित विकास आयुक्त से निर्यात और आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तिका, वॉल्यूम -1 में 
यथा विनिर्दिष्ट निर्यात के शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिशत (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ एन. एफ .ई. पी. ” कहा गया है ) 


को पूरा करने का विधिक वचनबंध निष्पादित करे । 


( 4 ) उक्त माल विनिर्माण कारखाने या भांडागार से सीधे एकक में लाया गया है । 


1५1५11 ) २००० - 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 360 


( 5) उक्त एकक, सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद 
शुल्क आयुक्त द्वारा यथा विहित प्ररूप में और राशि के लिए स्वयं को निम्नलिखित के लिए आबद्ध करते हुए एक 
बंधपत्र निष्पादित करता है -- 


(i) उक्त माल को जोन में उक्त एकक में लाने और उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करने के लिए ; 


(ii ) उक्त माल या सेवाओं, उक्त जोन के उक्त एकक में उत्पादित, विनिर्मित , प्रसंस्कृत और पैक की गई 
वस्तुओं या ऐसे उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग से उद्भूत रद्दी, स्क्रैप और अवशेषों को निर्यात और 
आयात नीति तथा इस अधिसूचना में यथा उपबंधित रीति से व्ययन करने के लिए ; 


(iii) सकारात्मक और संचयी वार्षिक एन.एफ .ई. पी. प्राप्त करने के लिए और यदि उक्त एकक व्यापार एकक है 
तो पांच वर्ष में एक लाख अमेरिकी डालर का व्यापार आवर्त प्राप्त करने के लिए और इस अधिसूचना, निर्यात और 
आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तिका, वॉल्यूम-1 में अनुबंधित शतों का पालन करने के लिए और सकारात्मक और 
संचयी वार्षिक एन. एफ .ई. पी . प्राप्त करने में असफलता की दशा में या निर्यात या आयात नीति तथा प्रक्रिया 
पुस्तिका, वॉल्यूम-1 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार पांच वर्ष में एक लाख अमेरिकी डालर का व्यापार आवर्त प्राप्त 
करने में असफल रहने पर अथवा एक वर्ष या सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यथा विस्तारित अवधि के भीतर उक्त प्रयोजन के लिए उक्त माल 
का उपयोग करने में असफल रहने पर, मांग किए जाने पर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य रकम और 
उक्त शुल्क पर उक्त माल के शुल्क मुक्त उपापन की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक बीस प्रतिशत 
प्रति वर्ष की दर से व्याज का संदाय करने के लिए | 


(6) एकक , निर्यात के रूप में संपूर्ण विदेशी मुद्रा अंतर्वाह और अन्य प्राप्तियां, आयात के कारण संपूर्ण विदेशी 
मुद्रा बहिर्वाह, लाभांश, स्वामिस्व, फीस आदि के संदाय, उक्त माल की खपत, उपयोग और उत्पादित , विनिर्मित , 
प्रसंस्कृत, पैक किए गए माल के विक्रय तथा की गई सेवाएं जिसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र में , ऐसे उत्पादन, विनिर्माण , 
प्रसंस्करण या पैकेजिंग से उद्भूत होने वाली रद्दी, स्क्रैप और अवशेषों का वित्तीय वर्ष- वार उचित लेखा रखेगा और 
सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त को 
प्रक्रिया पुस्तिका, वॉल्यूम-1 के परिशिष्ट 16-ज में विहित प्रोफार्मा में नियमित रूप में त्रैमासिक विवरणी और कंप्यूटर, 
हार्डवेयर , बहुमूल्य रत्न और आभूषण की दशा में, मासिक विवरणी करने के लिए | 


(7) उक्त माल का विनिर्माता केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा 
गया है) के नियम 173 द्वारा यथा उपांतरित उक्त नियमों के नियम 156क और 156ख में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का 
पालन करने के लिए । 


[ भाग [I - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


( 8) एकक उक्त नियमों के अध्याय 10 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का पालन इस उपांतरण के साथ करेगा कि उक्त 
एकक के प्रभारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उक्त नियमों में उपबंधित प्ररूप- गन में के प्रमाणपत्र के स्थान 
पर इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध- 1 में दिए गए प्ररूप- गन - 3 का प्रयोग करेगा । 


( ७) सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क 
आयुक्त, अपने द्वारा आरोपित शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए तथा निर्यात और आयात नीति के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए -- 


(i) उक्त माल या उक्त एकक में विनिर्मित, उत्पादित, प्रसंस्कृत, अंशतः प्रसंस्कृत या पैक किए गए माल को 
अस्थाई रूप से शुल्क का संदाय किए बिना निम्नलिखित के लिए किसी अन्य विशेष आर्थिक जोन में किसी अन्य 
एकक या निर्यातोन्मुख एकक /निर्यात प्रसंस्करण जोन / सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी 
पार्क एककों में ले जाया जाना अनुज्ञात कर सकेगा 


( क ) मरम्मत , प्रसंस्करण, परीक्षण या संप्रदर्शन और तत्पश्चात उसे उक्त एकक में वापस लाने के लिए, या 


( ख) उससे विनिर्माण और निर्यात के प्रयोजनों के लिए, 


किंतु यह प्राप्त करने वाले और प्रदाय करने वाले एककों, दोनों द्वारा उचित लेखा रखे जाने के अधीन रहते हुए होगी: 


परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात मरम्मत , सुधारने या पुनःइंजीनियरी के लिए उपाप्त किए गए माल और 
जिसमें इस प्रकार मरम्मत, सुधार या पुनःइंजीनियरी की गई हो, को लागू नहीं होगी ; 


(ii ) उक्त माल या उक्त एकक में अंशतः प्रसंस्कृत या पैक किए गए माल को परीक्षण, मरम्मत , प्रतिस्थापन , 
अंशशोधन, परिस्करण , प्रसंस्करण, संप्रदर्शन, जॉब वर्क या अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक किसी अन्य 
प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ शुल्क का संदाय किए बिना जोन से बाहर ले जाए जाने और तत्पश्चात् उसे उक्त एकक में 
वापस लाने या जॉब वर्कर के परिसर से निर्यात के लिए बंधपत्र के अधीन शुल्क का संदाय किए बिना हटाने के लिए 


अनुज्ञात करेगा : 


परंतु जॉब वर्कर के परिसर से निर्यात की दशा में , जॉब वर्कर उक्त नियमों के नियम 174 के अधीन केंद्रीय 
उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकृत होगा ; 


परंतु यह और कि जॉब वर्कर के परिसरों में ऐसी प्रक्रिया के दौरान उत्पादित रद्दी या स्क्रैप या अवशेष या तो 
उक्त जोन में उक्त एकक को वापस कर दिए जाएंगे या शुल्क का संदाय करके उनकी निकासी इस प्रकार की 
जाएगी मानो उक्त रद्दी या स्क्रैप या अवशेष उक्त एकक के लिए उपाप्त किए गए हों ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---- SEC. 3(i)]] 


- 


( iii ) मोल्ड, जिग, औजार, फिक्सचर, टैकल्स, उपकरण, हैंगर, नमूनों, आरेखणों का उप ठेकेदार के परिसरों 
को हटाया जाना इस शर्त के अधीन अनुज्ञात करेगा कि सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा 
उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अनुबंधित अवधि के भीतर जॉब वर्क के पूर्ण 
होने पर उक्त माल को उक्त जोन में उक्त एकक में वापस लाया जाएगा ; 


. 


परंतु यह शर्त उक्त एकक को तब लागू नहीं होगी जब उक्त एकक बहुमूल्य रत्न और आभूषण के कार्य में 
लगा हो । 


(10) विनिर्माण प्रक्रिया में उद्भूत होने वाले स्वर्ण के स्क्रैप, धूलि या बुहारन के मानक स्वर्ण छड़ों में संपरिवर्तन 
के लिए आयातकर्ता द्वारा इस संबंध में सहायक सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमाशुल्क या 
उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त जोन में के उक्त एकक को लौटाए जाने के लिए 
सरकारी टकसाल / प्राइवेट टकसाल को भेजे जाएंगे अथवा सहायक उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप 
उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से उक्त स्क्रैप, धूलि या बुहारन में स्वर्ण अंतर्वस्तु पर शुल्क का 
संदाय करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उसकी निकासी की जाएगी । 


(11) सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क 
आयुक्त, उक्त जोन में बहुमूल्य रत्न और आभूषण के कार्य में लगे उक्त एकक को , यथास्थिति, स्वर्ण या चांदी या 
प्लेटिनम आभूषण के समान शुद्धता और मात्रा के स्वर्ण या चांदी या प्लेटिनम के विनिमय के विरुद्ध भारत में किसी 
स्थान से सादे स्वर्ण या सादी चांदी या सादे प्लेटिनम आभूषण राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सरसेगा किंतु यह इस 
शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि वह घरेलू टैरिफ क्षेत्र एकक जो स्वर्ण / चांदी / प्लेटिनम के विनिमय के विरुद्ध 
उन आभाषणों का प्रदाय कर रहा है, समझे गए निर्यात फायदों का हकदार नहीं होगा और उक्त एकक ऐसे 
आभूषणों को विरुद्ध छीजन या विनिर्माण हानि का पात्र नहीं होगा । 


( 12 ) सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क 
आयुक्त निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा - 


(i) संप्रदर्शन के प्रयोजनार्थ शुल्क का संदाय किए बिना बहुमूल्य रत्न और आभूषण की मदों को अस्थाई रूप से 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ले जाने और तत्पश्चात् उन्हें वापस लाने के लिए ; 


( ii ) विदेश में निर्यात संवर्धन टूर और अस्थाई संप्रदर्शन या एक लाख अमेरिकी डालर तक के 
स्वर्ण/ चांदी / प्लेटिनम आभूषण या बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न या माणिक और वस्तुओं का वैयक्तिक रूप से वहन 
इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात कर सकेगा कि निर्यातकर्ता, प्रस्थान की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के 
भीतर ऐसे आभूषण, बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न या माणिक और वस्तुएं या सामान्य बैंककारी चैनल के माध्यम से 


उनके विक्रय आगम वापस लाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iii ) विदेश में स्थापित स्थाई दुकानों में या उनके वितरकों या अभिकर्ताओं के शो -रूम में संप्रदर्शन और विक्रय 
के लिए ब्रांड वाले आभूषणों का निर्यात ; 


परंतु एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर विदेश में विक्रय न होने पर मदों का उक्त अवधि की समाप्ति से 


पैंतालीस दिन के भीतर पुनः आयात किया जाएगा ; 


(iv ) रत्न और आभूषणों में लगे उक्त एककों को मशीनों के पुर्जी और औजारों को शुल्क का संदाय किए 
बिना अस्थाई रूप से मरम्मत करवाने और उन्हें वापस लाने के लिए | 


(13) सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क 
आयुक्त के समाधान के अधीन रहते हुए निम्नलिखित की बाबत शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा 


(1) उक्त माल (इसमें पूंजी माल भी है) या उक्त एकक में विनिर्मित , प्रसंस्कृत या पैक किया गया माल, यदि 
उक्त माल को उस जोन में नष्ट किया जाता है या जब उसका उसी जोन के भीतर नष्ट किया जाना संभव या 
अनुज्ञेय न हो , जोन के बाहर नष्ट किया जाता है । 


( i) ऐसे उत्पादन , विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग के दौरान उद्भूत होने वाले स्क्रैप या रद्दी सामग्री या 
अवशेष यदि उक्त स्क्रैप या रद्दी सामग्री या अवशेष को उस जोन में नष्ट किया जाता है या जब उसका उक्त जोन 
के भीतर नष्ट किया जाना संभव न हो तो जोन के बाहर नष्ट किया जाता है : 


परंतु यह शर्त स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम , हीरों, मूल्यवान या कम मूल्य के रत्नों को लागू नहीं होगी । 


2. पैरा 1 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले में उक्त एकक सॉफ्टवेयर के विकास में लगा हो वहां उसमें 
अंतर्विष्ट छूट उस माल को भी लागू हो जो ऐसे एककों द्वारा प्रशिक्षण के लिए, विकास के लिए , निर्यात के लिए 
सॉफ्टवेयर के परीक्षण और विदेश में वहीं पर सॉफ्टवेयर के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं देने के लिए उपाप्त 
किया हो : 


परंतु यह कि 


( क ) इस अधिसूचना में अनुबंधित शर्तों का सॉफ्टवेयर के विकास में लगे उक्त एकक द्वारा अनुपालन किया 


जाए ; 


( ख) सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क 
आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया हो ; 


स्पष्टीकरण - उक्त एकक द्वारा विदेश में वहीं पर सॉफ्टवेयर के विकास की परामर्शी सेवाओं के लिए 
संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त परामर्शी फीस को इस अधिसूचना के अधीन एन . एफ .ई. पी. को पूरा करने 
के प्रयोजनार्थ निर्यात समझा जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC . 3( 1 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


3. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी उक्त एककों (व्यापार एकक से भिन्न) को, निर्यात और आयात 
नीति में यथा अनुबंधित एन. एफ .ई. पी. की प्राप्ति के अधीन रहते हुए, उक्त नीति के अनुसार शुल्क का संदाय 


करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में तैयार माल जिसमें उक्त माल से विनिर्मित या उत्पादित उसके उपोत्पाद और सेवाएं ( इसमें ऐसी वस्तुओं 
के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग के दौरान उद्भव होने वाली रद्दी और स्क्रेप सामग्री तथा पुनः उपयोज्य आधान, शंकु , 
बोबिन भी सम्मिलित है ) की निकासी के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : 


परंतु जहां ऐसा तैयार माल (जिसमें अस्वीकृत रद्दी, स्क्रैप सामग्री भी है) उत्पाद शुल्क्य नहीं है, इस अधिसूचना 
के अधीन प्राप्त और ऐसे तैयार माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निवेशों पर उद्ग्रहणीय के समतुल्य 
उत्पाद शुल्क की रकम, जो यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती तो संदत्त की जाती, ऐसे तैयार माल की निकासी के 
समय संदत्त होगी : 


परंतु यह और कि जहां माल मरम्मत, सुधार या पुनः इंजीनियरी या उसके निर्यात के लिए उपाप्त किया गया है, 
वहां ऐसे माल की मरम्मत , सुधार या पुनः इंजीनियरी के पश्चात् घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी अनुज्ञात नहीं की 
जाएगी : 


परंतु यह भी कि जहां माल ,स्क्रप, रद्दी या अवशेष के रूप में उपाप्त किया गया हो वहां ऐसे माल का घरेलू 
टैरिफ क्षेत्र में विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 


4 . इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी , व्यापार में लगे हुए उक्त एकक को शुल्क का संदाय किए बिना 
उक्त माल की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी अनुज्ञात की जाएगी , यदि ऐसी निकासी आयात और निर्यात नीति के 
उपबंधों के अनुसार अंग्रिम अनुज्ञप्ति और विशेष शुल्क मुक्त हकदारी के विरुद्ध है या अन्य विशेष आर्थिक जोन । 
निर्यातोन्नमुख एकक / निर्यात प्रसंस्करण जोन / इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी 


पार्क एककों में की जाती है । 


5. इस अधिसूचना के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क या 
सीमाशुल्क आयुक्त अथवा उप केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन , 

जैसी वह मामले की परिस्थितियों के अधीन राजस्व हित की उचित रक्षा के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे और 
जोन के विकास आयुक्त की ऐसी अनुमति के अधीन भी, जहां यह आयात और निर्यात नीति के अधीन विशिष्टतः 
अपेक्षित हो, उक्त एकक को जोन में उक्त माल में से किसी को सिवाय सोना, चांदी, प्लेटिनम , हीरा, मूल्यवान रत्नों 
और कम मूल्य के रत्नों को जोन से बाहर आयात और निर्यात नीति के अनुसार ले जाने के लिए अनुमति दे सकता 


परंतु यह कि , 


( क ) पूंजी माल की ऐसी निकासी के लिए, उसके अवमूल्यित मूल्य पर शुल्क के संदाय पर और ऐसे शुल्क के 
संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर अनुमति दी जा सकेगी ; 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


स्पष्टीकरण - अवमूल्यन, उक्त एकक में वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से या जहां ऐसा माल ऐसे 
प्रारंभ के पश्चात् प्राप्त हुआ हो , ऐसे माल के प्रयोग किए जाने की तारीख से, शुल्क के संदाय की तारीख तक 
अनुज्ञात होगा ; 


( ख ) खंड ( क ) में उन विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल (जिसमें पुनः प्रयोग के लिए उचित रिक्त शंकु, फिरकियां 
आधान है) पर उपापन के समय के मूल्य पर शुल्क के संदाय पर और ऐसे शुल्क संदाय की तारीख को लागू दर पर 
निकासी की अनुमति प्रदान की जा सकेगी ; 


( ग) प्रयुक्त पैंकिग सामग्रियों जैसे कार्ड बोर्ड के डिब्बे, पुनःप्रयोग के लिए अनुचित प्रकार के पॉलीथीन के थैलों 
की बिना किसी शुल्क के संदाय के निकासी की जा सकेगी । 


स्पष्टीकरण 


इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 


( क ) “ आयात और निर्यात नीति ” से अभिप्रेत है समय- समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1( आर. ई.- 99 ) / 1997- 2002 , तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित आयात और 
निर्यात नीति, 1997 - 2000 ; 


( ख) “निर्यातोन्मुखी एकक " से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति विभाम और संवर्धन 
विभाग या संबंधित विकास आयुक्त की अधिसूचना द्वारा नियुक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित शतप्रतिशत 
निर्यातोन्मुख एकक अभिप्रेत है ; 


( ग) “निर्यात प्रसंस्करण जोन " से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के 
अधीन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित निर्यात प्रसंस्करण जोन 


अभिप्रेत है ; 


( घ) “ इलैक्टॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क एकक " से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना 
सं . 5( आर.ई.- 95 ) / 92 -97 , तारीख 30 अप्रैल, 1995 द्वारा अधिसूचितऔर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का . आ . सं. 117 ( अ), तारीख 22 फरवरी, 1993 द्वारा नियुक्त अंतर 
मंत्रालयीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क स्कीम के अधीन और के अनुसार स्थापित एकक 


अभिप्रेत है; 


(ङ) “ प्रक्रिया पुस्तिका , वॉल्यूम -1 " से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. आर.ई. 
12000 )/ 1997 - 2000, तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तिका , वॉल्यूम -1 अभिप्रेत है ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( )] 


- 


- 


- 


( च) “विशेष आर्थिक जोन " से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विशेष 
आर्धिक जोन अभिप्रेत है ; 


___ (छ) “ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस. टी. पी.) एकक " से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना 
सं. 4 ( आर. ई. / 95 ) / 92- 95 , तारीख 30 अप्रैल, 1995 द्वारा अधिसूचित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के 
अधीन और के अनुसार स्थापित और भारत सरकार , उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं . 
का . आ. 117 (अ), तारीख 22 फरवरी , 1993 द्वारा नियुक्त अंतर-मंत्रालीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित एकक 
अभिप्रेत है । 


उपांबंध - 1 


तारीख......... 


फार्म सं . गन3 


बंधपत्र के अधीन उत्पाद शुल्क्य माल को हटाने के लिए प्रमाणपत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि 


(1 ) श्री / मैसर्स 


( नाम और पता ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


वास्तविक अनुज्ञप्तिधारी है / हैं जिसकी अनुज्ञप्ति सं. ............. 


तक प्रभावी है । 


. 


. . . 


. . 


. . 


. . . 


. . . 


. . . 


. . . . 


. . . 


. . . 


. . 


. . . . 


. 


. . . 


. 


. . 


. . 


. . 


. . . . 


( 2) यह कि उसने / उन्होंने सहायक / उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ................. के 
साथ प्ररूप ख-17 ( साधारण प्रतिभू / साधारण प्रतिभूति) में एक बंधपत्र निष्पादित कर दिया है और अतः उसे । 


माल की ............. मात्रा को ................ में अपने उपक्रम तक हटाने 


उन्हें .. .. .. . . ... .. .. ... में TTAR 
.. ...... में एकक से उत्पाद - शुल्क्य 

I 
की अनुमति दी जा सकती है ; 


के नमूना हस्ताक्षर यहां नीचे प्रमाणित कर 


( 3) यह कि उसके / उनके प्राधिकृत अभिकर्ता श्री 
दिए गए हैं । 


नमूना हस्ताक्षर 


हस्ताक्षर 
प्रमाणित 


केंद्रीय उत्पाद शुल्कं प्रभारी अधिकारी 

विशेष आर्थिक जोन एकक 


स्वामी या उसका 
प्राधिकृत अभिकर्ता 


मा 


[ फा. सं. 305 /72/ 99 - एफ . टी . टी . ] 

राजेन्द्र सिंह , अवर सचिव 


[ YT II - 


E 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th May, 2000 
No. 41/2000 -Central Excise 


G .S.R. 500(E). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944, (1 of 1944), read with sub - section (3) of section 3 of Additional 
Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act , 1957 ( 58 of 1957 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 
excisable goods (hereinafter referred to as the said goods ) specified in the Schedule to the 
Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), when brought by a unit ( hereinafter referred to as 
the said unit) located in Special Economic Zone as notified by the Government of India in the 
Ministry of Commerce and Industry ( hereinafter referred to as the Zone ) from factory of 
manufacture or warehouse situated in other parts of India , for the purposes of manufacture of 
goods, services, production , processing, assembling, trading, repair, reconditioning, re 
engineering, packaging or in connection therewith and export thereof ( hereinafter referred to 
as the said purpose ) from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of 
the said Central Excise Act, and the additional duty of excise leviable thereon under section 3 
of the said Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act, subject to the 
following conditions, namely : 


(1) The said unit has been authorised by the Development Commissioner to establish the unit 

in the Zone for the said purpose . 


( 2 ) The said unit has been allowed by the Development Commissioner to bring the said goods 


as per the Export and Import Policy . 


( 3 ) The said unit executes a legal undertaking with the Development Commissioner concerned 

to fulfil the Net Foreign Exchange Earning as a Percentage of Exports ( hereinafter referred 
to as “ NFEP ” ) as specified in the Export and Import Policy and the Handbook of Procedure , 
Vol. I. 


(4 ) The said goods are brought directly into the unit from the factory of manufacture or 

warehouse . 


1494671 / 2000 - 4 


26 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II — Sec .30 ) 
(5) The said unit executes a bond in such form and for such sum as may be prescribed 

by the Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of 
Central Excise or Customs , binding itself - 
(i) to bring the said goods into the said unit in the Zone and to use them for the said 

purpose ; 
to dispose of the said goods or the services, articles produced , manufactured , 
processed and packaged in the said unit in the Zone or the waste, scrap and 
remnants arising out of such production , manufacture, processing or packaging in 
the manner as provided in the Export and Import Policy and in this notification ; 
to achieve positive NFER annually and cumulatively and in case the said unit is a 
trading unit, to achieve a turnover of US $ 1 million in 5 years and to comply with the 
conditions stipulated in this notification , the Export and Import Policy and the 
Handbook of Procedures, Vol. I and to pay on demand, in case of failure to achieve 
positive NFEP annually and cumulatively or failure to achieve a turnover of US $ 1 
million in 5 years , as per the relevant provisions of the Export and Import Policy and 
the Handbook of Procedures, Vol. I, or to utilise the said goods for the said purpose 
within the period of one year or within such period as may be extended by the 
Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of 
Central Excise or Customs, an amount equal to the duty as leviable on the goods 
and interest at the rate of 20 % per annum on the said duty from the date of duty - free 

procurement of the said goods till the payment of such duty , 
(6 ) The unit shall maintain proper account, financial year-wise , of all foreign exchange inflow 

by way of exports and other receipts , all foreign exchange outflow on account of imports, 
payment of dividend , royalty , fees, etc ., consumption , utilisation of the said goods and sale 
of goods produced , manufactured , processed , packaged and services rendered including 
waste , scrap and remnants arising out of such production , manufacture , processing or 
packaging in the Domestic Tariff Area and shall submit regularly quarterly statement and 
monthly statement in case of computer hardware , gem and jewellery to the Assistant 
Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of Central Excise or 
Customs in the proforma prescribed in Appendix 16H of the Handbook of Procedures , 


Vol. i. 


( 7 ) The manufacturer of the said goods follows the procedure contained in rules 156A and 

156B of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules) as 
modified by rule 173N of the said rules . 


[ 19 11 - 05 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27 


(8 ) The unit follows the procedure contained in Chapter X of the said rules with the 

modification that certificate in form CT- 3 annexed to this notification as Annexure -l shall be 
· used by the CentralExcise Officer in -charge of the unit in place of a certificate in form CT - 2 

provided in the said rules . 
(9 ) The Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of 

Central Excise or Customs may, subject to such conditions and limitations as may be 
imposed by him and subject to the provisions of the Export and Import Policy - 
(i) permit the said goods or goodsmanufactured , produced , processed , partially processed 

or packaged in the said unit to be taken to any another unit in the other Special 
Economic Zone or to Export Oriented Unit/Export Processing Zone Software 
Technology Park Electronics Hardware Technology Park units temporarity without 
payment of duty for 
(a ) repairs, processing, testing or display and to be returned to the said unit 

thereafter , or 
(b ) for the purposes of manufacture and export therefrom , 
subject to maintenance of proper accounts by both the receiving and supplying units : 

Provided that nothing contained in this clause shall apply to goods procured for 
repairs , reconditioning or re -engineering and which have been so repaired , 

reconditioned , re -engineered ; 
(ii) permit the said goods or partially processed or packaged in the said unit to be taken 

outside the Zone without payment of duty for the purpose of test, repairs, 
replacement, calibration , refining , processing , display, job -work or any other process 
necessary for manufacture of final product and to be returned to the unit thereafter or 
remove the same without payment of duty under bond for export from job -worker s 
premises : 

Provided that in case of export from the job -worker s premises , such job -worker 
shall be Central Excise registrant under rule 174 of the said rules : 

Provided further that waste or scrap or remnants generated during such process 
at the job -worker s premises shall be either returned to the unit in the Zone or shall be 
cleared on payment of duty as if the said waste or scrap or remnants have been 
procured by the said unit; 
permit removal of moulds, jigs, tool, fixtures , tackles , instruments , hangers , 
patterns, drawings to the premises of the sub- contractor subject to the condition that 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II. Sec. 3 (1)] 


the such goods shall be brought back to the said units in the Zone on 
completion of the jobwork within the stipulated period as specified by the Assistant 
Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or 

Central Excise : 
Provided that this condition shall not apply to the said unit if such unit is engaged in gem 

and jewellery . 
( 10 ) Scrap , dust or sweepings of gold arising in the manufacturing process may be forwarded 

to the Government Mint Private Mint by the importer for conversion into standard yoid bars 
and return to the said unit in the Zone in accordance with the procedure specified by the 
Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of 
Customs or Central Excise in this regard or may be cleared to the Domestic Tariff Area 
with permission of the Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy 
Commissioner of Central Excise or Customs on payment of duty on the gold content in the 

said scrap , dust or sweepings. 
(11) The Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of 

Central Excise or Customsmay allow the said unit engaged in gem and jewellery in the 
Zone to receive plain gold or plain silver or plain platinum jewellery from any place in India 
against exchange of gold or silver or platinum of the same purity ard tity in Weight as 
that of gold or silver or platinum jewellery , as the case may be, subject to the condition that 
the Domestic Tariff Area unit supplying such jewellery against exchange of 
gold / silver/platinum shall not be entitled for deemed export benefits and the said unit shall 

notbe eligible for wastage or manufacturing loss against such jewellery . 
(12 ) The Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of 

Central Excise or Customsmay allow 
(i) the items of gem and jewellery to be taken out temporarily into Domestic Tariff Area 

without payment of duty for the purpose of display and to be returned thereafter, 
( ii) personal carriage of gold /silver /platinum jewellery or precious or semi-precious stones 

or beads and articles as samples upto US $ 1, 00 , 000 /- for export promotion tours and 
temporary display or sale abroad subject to the condition that the exporter would bring 
back such jewellery , precious or semiprecious stones or beads and articles or the sale 
proceeds within a period of 45 days from the date of departure through normal banking 

channel : 
(iii) export of branded jewellery for display and sale in the permanent shops set up abroad , 

or in the showroom of their distributors or agents : 


[ TT II - UUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Provided that items not sold abroad within a period of 180 days shall be re 
imported within 45 days from the expiry of such period; 
( iv ) the said units engaged in gem and jewellery to remove parts and tools of machines 

temporarily without payment of duty for repair and return thereof; 
( 13) Subject to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Central Excise or Customs 

or Deputy Commissioner of Central Excise or Customs, duty shall not be leviable in 

respect of - 
(i) the said goods ( including capital goods ) or goods manufactured , processed or 

packaged in the said unit, if such goods are destroyed within the Zone or outside 

the Zone, when it is not possible or permissible to destroy the same within the Zone. 
( ii) the scrap or waste material or remnants arising in the course of such production , 

manufacture, processing or packaging, if such scrap or waste material or remnants 
are destroyed within the Zone or destroyed outside the Zone when it is not possible 

to destroy the same within the Zone: 
Provided that this condition shall not apply in the case of gold , silver, platinum , 
diamonds, precious and semi- precious stones. 
2 . Notwithstanding anything contained in paragraph 1, in a case where the said unit is 
engaged in the development of software, the exemption contained therein shall also apply to 
goods procured by such units for training and for development and testing of software for 
export and for providing consultancy services for development of software " on site " abroad . 

Provided that - 
( a ) the conditions stipulated in this notification are complied with by the said unit engaged in 

the development of software ; and 
(b ) the procedure specified by the Assistant Commissioner of Central Excise or Customs or 

Deputy Commissioner of Central Excise or Customs is followed . 
Explanation : - The consultancy fees received by the said unit in convertible foreign currency for 
consultancy services for development of software on site abroad shall be deemed to be 
exports for the purpose of fulfilment of NFEP under this notification . 
3 . Notwithstanding anything contained in this notification , the said units (other than a trading 
unit ), subject to achievement of NFEP as stipulated in the Export and Import Policy shall be 
allowed to clear in accordance with the said Policy, the finished goods including by -products 
and services, manufactured or produced out of the said goods ( including rejects, waste and 
scrap material arising in the course of production , manufacture , processing or packaging of 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART IISec . 3 (1) ] 


such articles and re -usable containers, cones, bobbins) into Domestic Tariff Area on payment 
of duty : 

Provided that where such finished goods (including rejects, waste and scrap materials) 
are not excisable , excise duty equal in amount to that leviable on the inputs obtained under 
this notification and used for the purpose of manufacture of such finished goods , which would 
have been paid but for the exemption under this notification , shall be payable at the time of 
clearance of such finished goods : 

Provided further that where the goods have been procured for repairing , reconditioning 
or re - engineering and export thereof , such goods shall not be allowed after repairs , 
reconditioning or re - engineering, to be cleared in the domestic tariff area : 

Provided also that where the goods have been procured as scrap , waste and remnants , 
such goods shall notbe allowed to be sold in Domestic Tariff Area . 
4 . Notwithstanding anything contained in this notification , the said unit engaged in trading shall 
be allowed to clear the said goods in the Domestic Tariff Area without payment of duty, if such 
clearance is against Advance License or Special Duty free entitlement as per the provisions of 
the Export and Import Policy or to other Special Economic Zone /Export Oriented Unit /Export 
Processing Zone /Electronic Hardware Technology Park /Software Technology Park units . 
5 . Without prejudice to any other provisions contained in this notification , the Assistant 
Commissioner of Central Excise or Customs or Deputy Commissioner of Central Excise or 
Customs may , subject to such conditions and limitations as he may deem fit to impose under 
the circumstances of the case for the proper safeguard of revenue interest and also subject to 
such permission of the Development Commissioner of the Zone, wherever it is specially 
required under the Export and Import Policy , allow said unit in the Zone to clear any of the 
said goods except gold, silver, platinum , diamond , precious and semi- precious stones for 
being taken outside the Zone, to any other place in India in accordance with the Export and 
Import Policy : 


Provided that 


( a ) such clearance of capital goods, may be allowed on payment of duty on the 

depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such 
duty ; 

Explanation - The depreciation shall be allowed for the period from the date of 
commencement of commercial production of the said unit or where such goods have 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ 47 ] Il -- Uus 3(1) ] 

been received after such commencement from the date such goods 
have come into use for commercial production to the date of paymentof duty ; 


(b ) such clearance of goods(including empty cones, bobbins, containers, suitable for 

repeated use ) other than those specified in clause (a ) may be allowed on payment of 
duty on the value at the time of procurement and at the rate in force on the date of 

payment of such duty ; 
(c) such clearance of used packing materials, such as cardboard boxes, polyethylene 

bags of a kind unsuitable for repeated use without payment of any duty . 


Explanation .- For the purpose of this notification - 
(a) “Export and Import Policy ” means the Export and Import Policy, 1997 - 2002, published by 

the Government of India in the Ministry of Commerce , vide notification No. 1 (RE - 99 )/ 1997 

2002 , dated 31stMarch , 2000 , as amended from time to time; 
(b ) "Export Oriented Unit” means a Hundred Percent Export Oriented Unit as approved by 

the Board of Approvals appointed by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Industry , Department of Industrial Policy and Promotion or the Development 

Commissioner concerned ; 
(c ) " Export Processing Zone” means the Export Processing Zone as notified by the notification 

of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) under 

section 3 of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ); 
(d) Electronic Hardware Technology Park (EHTP ) unit " means a unit established under and 

in accordance with the Electronic Hardware Technology Park ( EHTP ) Scheme notified by 
the Government of India in the Ministry of Commerce , vide notification No. 5 ( RE -95 ) 92 
97 , dated 30th April, 1995 and approved by the Inter-Ministerial Standing Committee 
appointed by notification of the Government of India in the Ministry of Industry 
(Department of Industrial Development), No. S . O . No. 117 (E ), dated the 22nd February , 

1993; 
( e ) Handbook of Procedures, Vol. 1" means the Handbook of Procedures , Vol. I, 1997 - 2002 

published by the Government of India , Ministry of Commerce vide Public Notice No. (RE 

2000 )/ 1997 - 2002 dated the 31st March , 2000 ; 
(1) " Special Economic Zone” means the Special Economic Zone as notified by the 

Government of India in the Ministry of Commerce and Industry ; 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — Sec. 3 (1)] 


(g ) “ Software Technology Parks ( STP ) Unit” means a unit established under and in 

accordance with Software Technology Parks( STP ) Scheme notified by the Government of 
India in the Ministry of Commerce vide notification No. 4 (RE - 95 ) / 92 - 95 , dated 30th April, 
1995 and approved by the Inter-Ministerial Standing Committee appointed by the 
notification of the Government of India in the Ministry of Industry , Department of Industrial 
Development, No. 5. 0 . 117 (E ), dated the 22nd February , 1993. 


ANNEXUREY 


No. -- - 


Date 
FORM C . T.3 
Certificate for removal of excisable goods under bond 


This is to certify that: 
(1) Mr./Messrs ---- -- -- ------- -- --(Name and address) is /are bona fide licensee 

holding licence No .-- -- -- - - - -- Valid upto - -- - - 


( 2 ) 


That he 


That he /they has/have executed a bond in Form B - 17 (General Surety/ general 
Security 


No.-- ----- - - - - -- - -- date ----- -- -- - - -- for Rs. -----------------with the Assistant 
Commissioner / Deputy Commissioner of Custom or Central Excise 
and as such may be permitted to remove - - - -- -- -- - --- - --- -- (quantity ) of -- -- - 
( excisable goods ) from the unit at - -- - - - -- - - --- -- to their undertaking -- -- - 


at- - - 


- - - - - - - -- - - - - 


(3) 


that the specimen signatures of his /their authorised agentnamely Shri 
- are furnished herebelow duly attested ; 


Specimen Signature 


Sd / 


Central Excise Officer- In -charge of 


Owner or his authorised Agent 


Attested 


the unit in Special Economic Zone 


[F . No. 305/72 /99 -FTT ] 


RAJENDRA SINGH , Under Secy . 


Printed by the Manager, Covt of India Press , Ring Road. Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 


